निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 851 ) पटना , मंगलवार , 5 अक्तूबर 2021 


सं 0 08 @ wils & 01 & 22 @ 200 & 10206 @ KEE 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 
9 सितम्बर 2021 


श्री शाहिद परवेज , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक -927 / 11 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , बेनीपुर के 
विरुद्ध जिला पदाधिकारी , दरभंगा के पत्रांक -354 दिनांक 05.04.2021 द्वारा इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में 
लाभुकों को दोहरा लाभ देने से संबंधित आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ । 

उक्त प्रतिवेदित आरोप के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित 
आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -5660 दिनांक 10.06.2021 द्वारा श्री परवेज से स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी । उक्त के आलोक में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16.06.2021 समर्पित किया गया । विभागीय 
पत्रांक -6547 दिनांक 05.07.2021 द्वारा श्री परवेज के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी , दरभंगा से मंतव्य की माँग की 
गयी । उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी , दरभंगा के पत्रांक -732 दिनांक 31.07.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ । 
मंतव्य में यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री लखिन्द्र सदा , पिता - कुमर सदा , ग्राम – बेनीपुर को वित्तीय वर्ष - 2006-2007 
में इन्दिरा आवास से संबंधित राशि का भुगतान श्री शाहिद परवेज , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , बेनीपुर द्वारा 
नहीं किया गया है तथा श्री मुखन सदा , पिता - वेगा सदा उर्फ बेगन सदा के इन्दिरा आवास अभिलेख पर श्री शाहिद 
परवेज , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , बेनीपुर का हस्ताक्षर नहीं है । रोकड़ पंजी के अनुसार श्री सदा को 
वर्ष - 2006-07 में इन्दिरा आवास संबंधी कोई भुगतान नही किया गया है । 


श्री शाहिद परवेज , बि ० प्र ० से ० , कोटि क्रमांक -927 / 11 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , बेनीपुर के 
विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी , दरभंगा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी । सम्यक विचारोपरांत जिला पदाधिकारी , दरभंगा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में 
मामले को संचिकास्त किया जाता है 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 अक्तूबर 2021 


vinska vinsk fn ; kt kk gStd bl I a V dhift fogli jkt i = dsvxysvl kHj.k va 
eaia k fd ; kt k r ikki lhl afk disH nht kA 

foglj & j kt ; i ly dsvinski $ 

ela fl jkt u vakil ] 
I jdki dsvoj I fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 851-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


